रजिस्ट्री सं . डी . एल .- 33004 / 94 


REGD. NO . D. L.- 33004 / 94 


1 


CONCERT 


मापन यन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग IL - खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - --- - - -- - --- - - - : - - - - -- - - -- --- --- - - -- - - - - - - - - - 
सं . 214 ] 

नई दिल्ली , वीरवार, दिसम्बर 22, 1994/ पौष 1 , 1916 . . 
No . 214] NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 22 , 1994/PAUSA 1, 1916 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


for 


----- - - - --- - - -- - -- - - - - - - - -- 

वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1994 

11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 का निर्गम 
म . एफ . सं . 4 ( 4 ) डब्ल्यू एण्ड एम / 94... - भारत सरकार 11 प्रतिशत सरकारी स्टाफ , 1997 के निर्गम द्वारा दिनांक 
जनवरी, 1995 से 17 मार्च, 1995 तक विभिन्न तारीखों को परिपक्व होने वाली 364- दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों के 
रूपान्तरण में स्टाक के रूप में ( अर्थात् स्टाक पत्रों अथवा सहायक सामान्य बही खाते के रूप में ) तीन वर्ष की अवधि वालो 
दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री करने का प्रस्ताव करती है । 364 -दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों के 11 प्रतिशत सरकारी 
स्टाक. 1997 में रूपान्तरण की स्कीम की मुख्य विशेषतायें और उसके अधीन स्टाक के निर्गमन की शर्ते निम्नानुसार हैं : 

1. निवेश के लिये पात्रता 

यह स्कीम नीचे खण्ड 5 के अन्तर्गत सारणी में यथा सूचीबद्ध तारीखों को परिपक्व होने वाली 364 - दिवसीय राज 
कोपीय इंडियों के सभी धारकों पर लागू होंगी । 

2. आवेदनपत्र प्रस्तुत करना 

( i ) स्टाक में अभिदान 364 -दिवसीय राजकोपीय हुंडियों के धारकों द्वारा इसकी बिक्री के माध्यम से किया जायेगा । 
उक्त निगम के लिये अभिदान नीचे खण्ठ 6 के अन्तर्गत यथानिर्धारित नकद राशि में देय हुंडियों के बिक्री मूल्य की शेष 
मान को छोड़कर किसी अन्य तरीके से स्वीकार नहीं किया जायेगा । ऐसे हुंडियों के धारकों के लिये अपना आवेदन 


2919 GI / 94 


- - - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

IPART I - SEC. 1 ] 
- - -- - - - -- - - - ---- -- - - ---- - - -- - - -- - . . - : ---- - ------ 
पत्र बैंक के कार्य घंटों अर्थात 11 . 00 बजे प्रात: से 3 . 00 बजे अपराहन तक के दौरान दिनांक 28 दिसम्बर, 1994 
को संलग्न अनबन्ध - 1 में दिये गये फार्म में प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक , लोक ऋण कार्यालय , बम्बई को प्रस्तुत करना अपेक्षित 
होगा । रिफ्त आवेदन फार्म भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय , बम्बई मुख्य भवन , फोर्ट , बम्बई- 400001 से 
प्राप्त किया जा सकता है । आवेदनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे रूपान्तरण के लिये आवेदन की तारीख 
और रूपांतरण की तारीख अर्थात् क्रमशः 28 दिसम्बर, 1994 और 29 दिसम्बर, 1994 को अपने संबंधित सहायक सामान्य 
बही खाते में अथवा स्क्रिप के रूप में रूपान्तरण के लिय प्रावेदन की गई 364 - दिवसीय राजकोषीय हंडियों की राशि शेष 
के रूप में धारित करते हैं । 11 प्रतिशत सरकारी स्टाफ , 1997 की खरीद के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाले 
धारक आवेदन-पत्र के निर्धारित फार्म ( अनुबन्ध - 1 ) में यथानिदिष्ट शतों द्वारा भी बाध्य होंगे । 

( ii ) जिन आवेदनों में आवश्यक विवरण नहीं है अथवा जिनमें अपूर्ण विवरण होगा , आवेदक को बिना कारण 
बताये ही उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा । 

3. रूपान्तरण /स्टाक जारी करने की तारीख 

नये स्टाक में 364 - दिवसीय राजकोषीय इंडियों के रूपान्तरण की तारीख बहस्पतिवार , 29 दिसम्बर, 1994 होगी । 
सदनुसार, स्टाफ उसी दिन अर्थात् 29 दिसम्बर, 1994 को जारी किया जायेगा । 

4. न्यूनतम अभिदान 

स्टाक 10, 000 रुपये ( अंकित मूल्य ) की न्यूनतम राशि के लिये और उसके पश्चात 10, 000 रुपये के गुणजों में 
जारी किये जायेंगे । 

5. रूपान्तरण और बिक्री मूल्य के लिये पात्र राजकोषीय हुरियां 

दिनांक 6 जनवरी , 1995 से 17 मार्च, 1995 तक विभिन्न तारीखों को परिपक्व होने वाली 364 -दिवसीय राज 
कोषीय हंडियो नीचे सारणी में निर्दिष्ट बिक्री मूल्यों पर रूपान्तरण की पान होंगी : 


सारणी 


क्रम सं . 


364 - दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की परिपक्वता की तारीख 


भित्री मूल्य ( प्रतिशत ) 


99 . 81 


99. 48 
99 . 15 


1. 6 जनवरी, 1995 
2. 20 जनवरी , 1995 
3 . 3 फरवरी , 1995 
4 . 17 फरवरी, 1995 
5 . 3 मार्च, 1995 
6. 17 मार्च, 1995 


98 . 82 


98 . 49 
98 . 15 


6. स्टाक का नामिनल मूल्य 

प्रावेदन किये गये स्टाफ का नामिनल मूल्य रूपान्तरण के लिए प्रस्तुत की गई 364- दिवसीय राजकोषीय 
हुडियों की बिक्री मूल्य के बराबर होगा जो कि अगले उच्चतर 10, 000 रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और अभिदाता 
भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई को राजकोषीय हंडियों के विक्री मूल्य की तुलना में स्टाक की खरीद पर उसके द्वारा देय 
शेष राशि तक उसके पास अपने बालू खाते में नामे डालने के लिये प्राधिकृत करेगा । जिन आवेदकों , का भारतीय 
रिजर्व बैंक में बालू खाता नहीं है वे शेष राशि नकद प्रेषित कर उसे अपने प्रावेदनपत्रों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक , लोक 
ऋण कार्यालय , बम्बई में जमा कर सकते हैं । ऐसी शेष राशि पर 29 दिसम्बर , 1994 तक कोई व्याज देय नहीं 
होगा । संलग्न अनुबन्ध - II में एक उदाहरण दिया गया है । 

7. प्रतिभूति का स्वरूप 

प्रतिभूति केवल स्टाक पत्र / लोक ऋण नियमावली , 1946 के नियम 5 में यथाउल्लिखित सहायक सामान्य बही खाते 
में जमा के रूप में जारी की जायेगी । 


[ भाग [ - खण्ड I] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- -- - - - - - - -- - --- - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- - ----- - -- -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - -- - 

8. व्याज 

स्टाक पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 से 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज देय होगा और अर्धवार्षिक 
रूप से 29 जून और 29 दिसम्बर को अदा किया जायेगा । व्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमवाबाद , बंगलौर . 
भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता , गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, कानपुर , मद्रास , नागपुर , नई दिल्ली, पटना और तिरूअनन्तपुरम स्थित 
लोक ऋण कार्यालयों , भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और सरकारी लेन- देन करने वाले उसके सहायक बैंकों तथा अम्मू तथा 
कश्मीर और सिक्किम राज्य को छोड़कर मूल लोक ऋण कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पाने वाले किसी राजकोष 
अथवा उप - राजकोष में अदा किया जायेगा । ब्याज निकटतम रुपये में पूर्णाकित करने के बाद अदा किया जायगा । इस 
प्रयोजन के लिय , पचास पैसे से कम के व्याज को छोड़ दिया जायगा और पचास पैसे अथवा उससे अधिक के व्याज की 
राशि अगले रूपये में पूर्णाकित कर दी जायगी । 

9. वापसी-प्रदायगी की तारीख 

स्टाक की वापसी-अदायगी उस भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय जहां वे वापसी -प्रवायगी के समय पर 
पंजीकृत है , में 29 दिसम्बर, 1997 को सममूल्य पर की जायगी । 

10. हस्तान्तरणीयता . 

( 1 ) स्टाक को लोक ऋण अधिनियम , 1944, लोक ऋण नियमावली , 1946 के अन्तर्गत दिये उपबन्धों और 
इम अधिसूचना अथवा इस संबंध में किसी अन्य अधिसूचना , जो भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी की जाती है की 
शों के अनुसार नवीकृत उप-विभाजित , समेकित , रूपान्तरित और हस्तान्तरित किया जा सकता है । 

( 2 ) 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 के संबंध में जारी प्रतिभूति का एक रूप से दूसरे रूप में रूपान्तरण उन रूपों 
से संबंधित प्रतिबन्धों के अध्यधीन होगा जिनमें 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 मारी किए जाएगे । 

11. 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 पर प्रयोज्य कानून 

(i ) 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 के लिये अभिदान करने अथवा उसे धारण करने वाले सभी व्यक्तियों के 
अधिकार ऐसे सभी प्रश्नों जिन्हें लोक ऋण अधिनियम 1944 और इस अधिसूचना तथा इस संबंध में भारत सरकार 
द्वारा समय -समय पर जारी की जाने वाली अन्य अधिसूचनाओं को शर्तों के साथ पठित लोक ऋण नियामवली , 1948 के 
बारा निपटाया जाता है , के साथ निर्धारित किये जायेगे । 

(ii ) भारत में फिलहाल लागू कर कानूनों के उपबन्ध - 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 के निवेशक अथवा धारक 
की कर-देयता के मूल्यांकन और निर्धारण के प्रयोजन हेतु लागू होंगें । 

( iii ) 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 के संबंध में किसी विवाद का निर्णय भारत म न्यायालयों द्वारा किया 
जायेगा । 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 
एन . पी . बागची, अपर सचिव ( बजट ) 

अनुबन्ध - II 
आवेदन - पन्न 
प्रबन्धक , 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
लोक ऋण कार्यालय , 
फोट , बम्बई-400001 
महोदय , 
364- दिवसीय राजकोषीय इंडियों का 29 दिसम्बर, 1994 को जारी किये जाने वाले 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 

में रूपान्तरण 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या : 4( 4 ) इठल्यू एण्ड एम/ 94 दिनांक 22 दिसम्बर, 
1994 के अनुसरण में मैं / हम , अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा 364 दिवसीय राजकोषीय इंडियों का 29 दिसम्बर , 1994 को 
जारी किये जाने वाले 11 प्रतिशत सरकारी स्टाफ , 1997 में रूपान्तरण करने के लिये नीचे दिये गये अनुसार प्रावेदन 
करता हूं/करते हैं : 

i. नाम 
2 . पता 


- - - -- 


- - - -- 


- - - - - - - -- - - 


__ _ - 


. 


- - : 


-- 


- 


_ 


- - - 


- . 


___ _ - 


- . 


- - - . 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - - SEC . ! ] 
- - - - -- - - - - 
3. दूरभाष संख्या 
4 . एस . जी . एल , खाता 
( क ) पी . ए . डी . बंबई 
( 364 दिवसीय राजकोषीय 
इंडियों के लिये ) 

द्वारा / रा .हुं . 
( ख ) पी . डी . ओ . बंबई 
( विनांकित प्रतिभूतियों के लिये ) 

वारा / एस . एल . 
5 . डी . ए . डी . बंबई में चालू खाता संख्या : 
6. रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत 36 4 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों का 
बिक्री मूल्य ( पृष्ठ 2 पर वी गई सारणी के कालम 

रुपये 
5 का जोड़ ) जो मेरे/ हमारे नाम स्क्रिप के रूप में 
पी . ए . डी . बंबई में एस . जी . एल . खाते में मेरे / 

हमारे नाम जमा है । 
7 . अगले 10,000 रुपये तक पूर्णाकित ( मदसं . 6 में ) 

रुपये 
अभिदान किये जा रहे स्टाक का अंकित मूल्य 

( 10, 000 रुपये और उसके गुणज ) 
8 . चालू खाते में जमा शेष धनराशि 1 ( 7 ) - ( 6 ) 

रुपये 
____ 1 जो नकद रूप में अदा की गई । 
9. स्थान जहां व्याज अदा किया जाना वांछित है । 
10. नये स्टाक की किस रूप में आवश्यकता है । 

स्टाक प्रमाण -पत्र / महायक सामान्य बही खाता * 
* जो लागू न हो उसे काट दें । 

सारणी 


- - - 


क्रम सं . 364 विवसीय राजकोषीय हुंडियों की परिपक्वता 

तारीख 


बिक्री मूल्य ( प्रतिशत ) हुंडियों का अंकित मूल्य हुंडियों का विक्री मूल्य 


99 . 81 
99 . 48 


1. 6 जनवरी , 1995 
2 . 20 जनवरी, 1995 
3. 3 फरवरी , 1995 
4. 17 फरवरी, 1995 
5 . 3 मार्च, 1995 
6. 17 मार्च, 1995 


99 . 15 
98 . 82 
98 . 49 
98. 15 


जोड़ ( 1 से 6 ) 


@ प्रत्यक परिपक्वता का बिक्री मूल्य 


= भारतीय रिजर्व बैंक द्वारानिर्धारित बिक्री मूल्य 
प्रतिशतता 


र अकित मूल्य 


100 

अर्थात् कालम ( 3 ) x कालम ( 4 ) 
1 . में हम एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक , बंबई को लोक ऋण विभाग में 364-दिवसीय हुंडियों के लिये खोले गये 
एस . जी . एल . खाता सं . 

में बेची गई 364 दिवसीय राजकोषीय हुडियों के अंकित मूल्य के बराबर मूल्य 
जमा करने के लिये प्राधिकृत करता हूं/हैं । 


5 


[ भाग [ - बण्ड 1 ] 

भारत का गजपन्न : असाधारण 
- - -- - - - -- -- - -- -- - - - - -- - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - .. - . - - - - - - - -- - -- - - - -- -- - - - - 

2. में हम एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक , बंबई को 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 की खरीद हेतु 364 दिवसीय 
राजकोषीय हुंडियों के विक्री मूल्य पर मेरे हमारे द्वारा नकद रूप में भुगतान की जाने वाली रुपा को शेष धनराशि 
हमारे खाता सं . 

में जमा करने के लिये प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं । 
3. मेरा/ हमारा आवेदन -पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर में हम आपके कार्यालय से स्वीकृति पत्र तत्काल प्राप्त करने 
और स्टाक के आबंटन तथा पी . ए . डी . और पी . डी . प्रो . में हमारे एम . जी . एल . खाते और डी , ए . डी . में चाल खाते के 
नामे डालने खाते में जमा करने के संबंध में दी गई सलाह को मानने के लिये समत हूं/हैं /वचन देता हूं/ देते हैं । 

4 . मन / हमने 29 दिसम्बर , 1994 को जारी किये जाने वाले 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 में 364 
दिवसीय राजकोषीय हुंबियों के रूपान्तरण की शर्ते पढ़ ली हैं और उनका पालन करने का वचन देता हूं / देने हैं । 

* पहला हस्ताक्षर 
नाम 
दूसरा हस्ताक्षर 

नाम 
* * पहला हस्ताक्षर 

नाम 


दूसरा हस्ताक्षर 

नाम 


दिनांक : 

कार्यालय की मुहर 
संलग्नक : 

* लोक लेखा विभाग में एस . जी . एल . खाले को चलाने के लिये प्राधिकृत अधिकारी 
* जमाराशि लेखा विभाग में चालू खाते को चलाने के लिये प्राधिकृत अधिकारी 


टिप्पणियां 

1. यदि आवेदक अंगुठा लगाता है तो उस पर दो व्यक्तियों की गवाही होनी चाहिये । गवाहों के हस्ताक्षर के साथ 
उनका पूरा नाम , व्यवसाय और पता लिखा हो । 

2. यदि आवेदक किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाता है तो निम्नलिखित दस्तावेज, यदि लोक ऋण 
कार्यालय में पहले से पंजीकृत नहीं किये गये हों , लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत किये जाय । 
( 1 ) निगमन/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा उसकी प्रमाणित प्रति जो निर्गम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो 

और उस पर उसके कार्यालय की मुहर हो । 
( 2 ) कंपनी/निकाय के ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों/ उप -नियमों की अन्तनियमावली की प्रमाणित प्रतियां । 
( 3 ) कंपनी निकाय की ओर में सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तियों के पक्ष में 

किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रति जिम पर उसके उनके विधिवत् सत्यापित नमूना हस्ताक्षर दिये गये हों । 
3. आवेदक उन्हें जारी स्टाक पर अर्द्धवार्षिक ब्याज के प्रेषण हेतु प्रादेश -पत्र ( लोक ऋण कार्यालय से प्राण्य ) भी भरें । 


शर्ते 


( 1 ) सरकारी स्टाक न्युनतम दस हजार रुपये की राशि और उसके गुणजों में जारी किया जायेगा । 
( 2 ) रिजर्व बैंक किसी भी प्रावेदन-पत्र को जो निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं हैं हैं । रद्द करने का अधिकार रखता है । 

( 3 ) प्रावंटन हेतु आवेदन -पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर प्राधेदक को सरकारी स्टाफ का निर्गम स्टाक प्रमाण पत्र 
जारी करके अथवा प्रावेदित प्रतिभूतियों के अंकित मुल्य के बराबर मूल्य की राशि लोक त्राण कार्यालय, भारतीय रिजर्व 
बैंक , बंबई में उनके सहायक सामान्य बही खाते में जमा करके किया जायेगा । 364 दिवसीय राजकोषीय हंडियों के लिये 
लोक लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक में खोले गये सहायक सामान्य बही खाते में बेची गई 364 दिवसीय राज 
कोषीय हुंडियों के अंकित मूल्य के बराबर मूल्य की धनराशि जमा की जायेगी । 


h 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC. 1 ] 
= = - ----- -- - - - - - - - - - --- - - - -- - - - ---- - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - 

( 4 ) स्टाक अर्जित करने के लिये अदा की जाने वाली शेष धनराशि का भुगतान , यदि कोई हो , अपेक्षित धनराशि 
धालु खाते में जमा करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत करके किया जायेगा । जिन प्रावेदकों का भारतीय 
रिजर्व बैंक में चाल खाता नहीं है, के बाकाया राशि नकद रूप में अपने आवेदन -पत्न पत्रों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक , लोक 
ऋण कार्यालय , बंबई को भेज कर जमा कर सकते हैं । ऐसी बकाया धनराशि पर भुगतान की तारीख से रूपान्तर की तारीख 
तक कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा । 


अनुबन्ध - 2 
रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत किये गये 364 दिवसीय राजकोषीय इंडियों के विक्री मूल्य , अभिदान किये जा रहे 11 प्रतिशत 
सरकारी स्टाफ , 1997 के अंकित मूल्य और भुगतान की जाने वाली शेष धनराशि के परिकलन को दशाने वाला उदाहरण 

1. 29 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार आवेदक निम्नलिखित 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां धारित करता है : 


- - - - - - - 


- 


364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां जो निम्नलिखित तारीख को परिपक्व होंगी 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - -- -- - . . - - . - - . 


- 


- 


. - 


.. 


-- - - - - - 
6 जनवरी, 1995 
20 जनवरी , 1995 

3 फरवरी , 1995 
17 फरवरी, 1995 

3 मार्च, 1995 
17 मार्च, 1995 


धारित हुंडियों का अंकित मूल्य 
( रुपये में ) 

-- - - . 
2, 50, 00, 000 
1, 00, 00 ,000 

25, 00, 000 

50, 00,000 
20, 00, 00, 000 
10, 00, 00 , 000 


1 


2. आवेदक पूर्ण धारिता को 11 प्रतिशत सरकारी स्टाक 1997 में रूपान्तरित कराने का इच्छक है । राजकोपीय 
हंडियों के बिक्री मूल्य अभिदान किये जा रहे स्टाक का अंकित मूल्य और नकद रूप में भुगतान की जाने वाली शेष धनराशि 
के परिकलन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है : 

( क ) राजकोपीय हुंडियों का बिक्री मूल्य ( सारणी के कालम 5 के अन्तर्गत 33, 74, 50, 250 रुपये 

__ कुल जोड़ के अनुसार ) 
( ख ) अभिदान कियं जा रहे स्टाक मद ( क ) अगले 10, 000 रुपये में पूर्णांकित ) 33 ,74,60, 000 रुपये 

का अंकित मूल्य 
( ग ) भुगतान की जाने वाली शेष धनराशि I ( ख ) - ( क ) - I ( इस धन- 9750 रुपये 

राशि पर 29 दिसम्बर , 1994 तक कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ) 


सारणी 


क्रम सं . 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों को परिपक्वता 

तारीख 


बिक्री मूल्य ( प्रतिशत ) हुंडियों का अंकित मूल्य रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत 

की गई इंडियों का 

बिक्री मूल्य 
(रुपये ) ( रूपये ) 

( रुपये ) 


2 


3 


99 . 81 


1 . 6 जनवरी, 1995 
2 . 20 जनवरी , 1995 
3 . 3 फरवरी, 1995 
4 . 17 फरवरी, 1995 
5. 3 मार्च, 1995 
6 . 17 मार्च, 1995 

जोड़ : ( 1 से 6 ) 


99 . 48 
99 . 15 
98 . 82 
98 . 49 
98 . 15 


2, 50 , 00, 000 
1 , 00, 00, 000 
25, 00, 000 

50, 00, 000 
20, 00,00,000 
10, 00, 00, 000 


2, 49, 52, 500 
99, 48, 000 
24, 78, 750 

49, 41 , 000 
19, 69, 80, 000 
9 , 81 , 50 , 000 


-- - - - - - 


34, 25, 00, 000 


33, 74, 50, 250 


[ 17 ( _ 


1] 


भारत का राजपत्र : पासाधारण 


- 


- - 


- 


- 


- - - - G 


- Y 24W . VE 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd December , 1994 
Issue of 11 per cent Government Stock , 1997 


No. F .No.4 (4 )- W & M /94 : The Government of India offer to sell dated securities of three year tenor in the form of stock (i.e. stock 
certificates or Subsidiary General Ledger account form ) in conversion of 364 day Treasury Bills maturing on different dates from 6th 
January, 1995 to 17th March , 1995 by issue of 11 per cent Government Stock , 1997 . The saliont features of tho scheme of conversion 
of 364 day Treasury Bills into 11 pre cent Government Stock , 1997 and the terms and conditions of issue of stock thereunder 
are as follows : 
1. Eligibility for Investment 

The Schemcshall be applicable to all holders of 364 day Treasury Bills duc to mature on datcs as listed in the Table under clause 
5 below : 


2 . Submission of Applications 


( i) Subscription to the Stocy will be by way of sale of 364 day Treasury Bills by holders of such bills , Subscriptions for the said 

issue will not be accepted in any other manner, cxcopt for tho balance amount ovor the sale valuo of bills payablo in cash as 
prescribed under Clausc 6 below . Holders of such bills would be required to submit their applications on 28th December , 
1994 doring banking hours l.e . 11. 00 a .m . to 3 .00 p . m . to the Manager, Reservo Bank of India , Public Debt Ofico , Bombay 
in the form given in Annexure -I attached . Blank application form may be obtained from the Public Dobt Office of the 
Reserve Bank of India , Bombay , Main Building , Fort, Bombay -400 001. Applicants should ensure that they hold tho 
amount of 364 day Treasury Bills applied for conversion as balance in their respoctivo SGL Accounts or in scrip form on the 
date of application for conversion and the dutc of conversion i.e . respectively on 28th December, 1994 and 27th December, 
1994 . The holders submitting applications for purchaso of 11 percent Governmgnt Stock , 1997, shall also be bound by the 

terms and conditions as indicated in the prescribed form of application (Annexure-l). 
( ii ) Applications which do not contain necessary detalls or which contain incomplete details are liable to be rejected , 

without any reference to the applicant. 
3 . Date of Conversion / Issue of Stock 

Thursday , December, 29 , 1994 shall be the date of conversion of 361 day Treasury Bills into tho new stock , Accordingly , the stock 
shall be issued on the same day i.e. December, 29 , 1994. 
4 . Minimum Subscription 

The stoch will be issued for a minimum amount of Rs . 10, 000 /- (Face Value) and in inultiples of Rs. 10 ,000 /- thorvafter . 
5 . Treasury Bills eligible for Conversion and Sale Prices 

364 day Treasury Bills maturing on different dates from 6th January 1995 to 17th March , 1995 will be eligible for conversion at sale 
priccs indicated in the Table below : 


TABLE 


Date ofmaturity of 364 day Treasury Bills 


Sr . 
No. 


Sale Prico (per cent) 


am 


1. January 6 , 1995 
2 . January 20 , 1995 
3. February 3, 1995 
4 . February 17 , 1995 
5 . March 3 , 1995 
6 . March 17 , 1995 


99 . 81 
99 . 48 
99 . 15 
98 . 82 
98 . 49 
98 . 15 


6 . Nominal Value of Stock 

The nominal value of stock applied for shall be equivalent to the sale value of 364 day Treasury Bills offered for conversion 
rounded off to the next higher Rs. 10 ,000/ - and the subscriber shall authorise the Reserve Bank of India , Bombay to debit bis Current 
Account with it to the cxtent of the balance amount payable by him on purchase of stock over the salo valuc of Treasury Bills . Appli 
cants who do not maintain Current Account with the Reserve Bank of India may reinit the balance in cash and deposit the game 
alongwith their applications with Reserve Bank of India , Public Debt Office , Bombay . No interest will be payable on such balance 
amount upto 27th December, 1974 , An illustration is provided in Annexure- II attached , 
7 . Form of Security 

The security shall be issud only in the form of stock certificate/ credit to Subsidiary General Ledger Account as referro to in Rule 
5 of the Public Debt Rules, 1946 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — Sec . 1 ] 


= 


- - 


8 . Interest 


The stock will bear interest at the rate of 11 per cent per annum from 29th December, 1994 and will be paid half -yearly on 29th 
Juno and 29th December , Interest willl be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad , Bangalore , 
Bhubancswar , Bombay , Calcutta , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram 
branches of State Bank of India and associate banks conducting Governinont husiness and at any Troasury of Sub - Trcasury in the 
jurisliction of tho parent Public Debt Ollice except at the States of Jammu & Kashmir and Sikkim , Interest will be paid after rounding 
off to the nearest whole rupee . For this purpose, amount of interest less than fifty paise will bo ignored and fity paise or more will hig 
rounded off to the next rupeo . 


9 . Dato of Repayment 

The stock will be ropaid at par on the 29th December , 1997 at Public Debt Office of the Roscrve Bank of ludia at which it is regis 
tered at the time of repayment. 
10 . Transferability 

(i) The stock can be renewed , sub -divided , consolidated , convertod and transferred in accordance with tho provisions of tho 

Public Dobt Act 1944 , the Public DebtRules, 1946 framed thereunder and th termsof this Notification or any other Notification 

which may be issued by the Government of India from time to time in this regard . 
( ii) Thc conversion of the security issued portaining to 11 por cent Government Stock , 1997 from ono form to the other will be 

subject to the restrictions with respoct to the forms in which the 11 per cont Government Stock , 1997 shall be issued . 
11. Laws applicable to 11 per cent Government Stock 1997 

(1 ) The rights of all persons subscribing to or holding the 11 per cent Government Stock , 1997 shall be determined with all such 

questions as arc dealt with by the Public Debt Act , 1944 and the Public Debt Rules, 1946 rcad with the terms of this Noti 

fication and such other Notifications asmay be issued from time to time by the Government of India in this regard . 
( ii) The provisions of the tax laws for the timo being in forco in India will be applicable for the purpose of assessing and deter 

Inining the tax liability of the investor or holder of the 11 per cent Government Stock , 1997. 
( iii ) Any dispute in rolation to the 11 per cent Governmont Stock , 1997 shall bo docidod by the Courts in India . 

By Order of the P csident of India , 
N . P . BAGCHEE , Addl. Sicy . ( Bui get ) 


Aunexure I 
APPLICATION FORM 
The Manager 
Reserve Bank of India 
Public Debt Offico 
Fort , Bombay -400001 
Dear Sir , 

Conversion of 364 day Treasury Bills into 11 pre cent Government Stock , 1997 - Floatation on December, 29 , 1994 . 

Pursuant to Govertiment of India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs Notification No. 4 (4 )- W & M /94 dated the 
December 22 , 1994 , 1/wc , the undersigned , hereby apply for conversion of 364 day Treasury Bills into 11 per cent Government Stock , 
1997 on December, 29, 1994 as set out below : 

(i) Name 


( ii ) Address 


- - - - -- 


- 


j BY / TB 
| BY/SL 


Rs. 


(iii) Telephone Nos. 
(iv ) SGL Account No . 

(a ) PAD , Bombay ( for 364 day Treasury Bills) 

(b ) PDO , Bombay (for dated securities) 
(v) Current Account No. at DAD , Bombay 
(vi) Salo value of 364 day Treasury Bills offered for conversion 

( total of Col, 5 of Tablc on page 2) which stand to my/our 
credit in SGL A /C , with PAD Bombay my/our name in 

Scrip form 
( vii) Face value of the stock being subscribed to [ item ( vi)] rounded 

off to tho next Rs. 10 ,000 /- (Rs. 10 ,000 / - and multiples thercoſ ) 
( viii) Balance amount [(vii) — ( vi)] debit to Current Account/paid in cash 
( ix ) Placc at wlrich interest payment desired 

(x ) Form in which now stock is required 
* Strike out whichever is notapplicable. 


| Rs. 


- 


- 


- - 


TRS, 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


Stock Certificate /Subsidiary General Ledger Account 


[ mm 1) 


भारत का राजपा प्रसाधारण 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


TABLE 


UMU 


$ r. 
No. 


Dato of maturty of 364 day Treasury Bill 


Sale Price 
(per cent) 


Face valuo 

of Bills 


Sale valus 
of Billig 


1 . January 6 , 1995 
2 . January 20 , 1999 
3 . February 3, 1995 
4. February 17, 1995 
5. March 3 , 1995 
6. March 17, 1995 


99 . 81 
99 . 48 
99 . 15 
98 . 82 
98 . 49 
98 . 15 


Total ( 1 to 6 ) 


m 


- 


- 


- 


@ Sale Value in respect of oach maturity 


- - - - 
Sale Price % as 
Bxed by RBI x Face Valuo 


- - - - 


100 
f.e . Col. (3 ) x Col. (4 ) 


100 


1. 1 /We hereby authorise Reserve Bank of India, Bombay to dobit out SGL Account No. . . ... . ,maintained with Public Account 
D :partment for 364 day Treasury Bills for value equivalent to the face value of 361 day Treasury Bils sold . 

2 . I/We hereby authorise Reserve Bank of India , Bombay to debit our Current Account No. . . . . . . . . for Rs. . . . . . . . 
teing the balanud amount payable to cash by mc/us over sale value of 364 day Treasury Bills for purchase of 11 per cent Governmept 
Stock , 1997 


3 . On acceptance of my/ our application , I/Wc aprer /undertake to collect immediatoly the letter of acceptance from your office 
advising the allotment of Stock and debit/ cicdit advices to our SGL Account with PAD and PDO and Current Account with DAD 

4 . I /We have read the terint and conditions applicable to the conversion of 364 day Treasury Bill into il per cent Govero 
ment Stock , 1997 being issued on Decercher 29 , 1994 and undertake to abide by them . 

* 1st Signature : 
Name : 
2nd Signature 
Name : 
* * 1st Signature 
Name : 
2nd Simatura 


Namo 


Office Stame > 


Dated : 


Enclosures ; 

* Official/ s authorised to oporale on the SOL Account with the Public Accounts Department. 

* * Official authorised to operate on the Current Account with this Dipozit Accounts Department . 
NOTES : 
( 1) If the applicant s siggaturc is by thuras muck , it should do witnessed by two porsuas. The full names, occupations and 

- addresses of the witnesses should be appended in their signatures , 
( 2 ) If the application is made in the name of registeredb ly , the undernoted documents, if not already registered at the Publle : 

Debt Offcc , should be submitted to the Public Debt OM : 
(1) Certificate of Incorporation /Rexistration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under . 

his office seal, 
( i) Certificd copies of Merryandum aod Itxes of Associatia of the rules und regulations/Bye - Laws of the coupuny ( body , 
( iii ) Certified copy of resolution in favour of the purxon /s authorised to dyal in Goviamgnt szopities on behalf ut the coq . 

rany/ body together with his /tlxir dul is ! isted spscimen sign tiure (s ) 
0 Applicant sliould also contulete a Mandit furinn (01 13 ible from Public Dybt Olice ) (un remicuauve of huf- yeuly gtcrest og 

Stock issued to them , 
2010 GI/91 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART ISEC , 1 ] 


1 


TERMS AND CONDITIONS 
1. Government stock will be issued for a minimum amount of Rupees ten thousand and in multiples thereof . 
2. Rescrve Bank reserves the right to reject application /s which docs /donot conform to any of the prescribed terms and conditions. 

3 . In the case of acceptance of the application for allotment, Goveróment Stock would be issued to the applicant by issue of Stock 
Certificate or by credit to his Subsidiary General Ledger account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India , Bombay 
for value equivalent to the face value of security applied for . The Subsidiary General Ledger accountmaintained with Public Accounts 
Department, Reserve Bank of India for 364 day Treasury Bills will be debited for valuo equivalent to the face value of 364 day Tress 
nik Bills sold . 

4 . Payments , if any, for balance amount to be paid for acquiring the stock shall be made by authorising Reserve Bank of India , 
Bombay to debit the Current Account for the required amount. Applicants who do not maintian Curront Account with the Reservo 
Bank of India may remit the balance in cash and deposit th : samo alongwith their application / s with RearVo Bank of India , Public 
Debt Office , Bombay. No interest will be payable for such balance amount from the date of payment to the date of conversion . 


ANNEXURE L 


Illustration indicating calculation of sale value of 364 day Trxury Bills oftored for conversion , Paco Value of 11 por cent Govern 
ment Stock , 1997 being subscribed to and balance amount payable . 

1. An applicant holds the following 364 day Treasury Bills as on December 29, 1994 . 
364 day Treasury Bills maturing on 

Face Valuo of Bilis helj (Rs.) 


January 6, 1995 
January 20 , 1995 
February 3, 1995 
February 17, 1995 
Maich 3, 1995 
March 17, 1995 


2 , 50 , 00 ,000 
1, 00,00 ,000 

25, 00 , 000 

50 ,00,000 
20 , 01 , 00 , 000 
10 ,00 ,00 ,000 


2 . The applicantdesires to convert the entire holding into 11 per centGovernmentStock , 1997. Detalls of calculation as to the Sale 
Valuc of Treasury Bills , Face value of Stock being subscribed to and the balance amount payable in cash are as shown below : 
(a ) Sale value of Treasury Bills ( as per total under Col. 5 in Table ) 

Rs. 33 , 74 , 50 ,250 
(b ) Face value of stock being subscribed to ſitom (a) rounded off to the next Rs. 10 , 000 ) 

Rs. 33 , 74 , 60 ,000 
(c ) Balance amount payablo [(b ) (a)] (No interest will be payable on such amount upto 29th Decenibir, 1994 ) 

R $ 9,750 


TABLE 


Sr. 
No. 


Dato of maturity of 364 day Troasury Bills 


Salo Prico 
(per cent) 

(Rs.) 


Faco Value of Bills Sale Value of Bils 
(Rs.) offered for conver 

sion (Rs. ) 


5 


1. January 6 , 1995 
2. January 20, 1995 
3. February 3 , 1995 
4 . February 17, 1995 
3. March 3 , 1995 
6. March 17, 1995 


99. 81 
99 . 48 
99 . 15 
98 . 82 
98 . 49 
98 . 15 


2, 50 ,00, 000 
1 ,00 ,00,000 
25,00, 000 

50 ,00 ,000 
20 ,00 ,00 ,000 
10 ,00,00 , 000 


2,49 ,52,500 
99, 48 ,000 
24 ,78 , 750 

49,41, 000 
19, 69 , 80,000 
9,81, 50 ,000 


Total ( 1 to 6) 


34, 25 , 00 ,000 


33, 74 , 50 ,250 


Printod by the Manager, Govt. of India Prese, Ring Road , MAYA Purl, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 , 1995 


